रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


समामेवजगले 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1667 ] 
No . 1667 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , अगस्त 23 , 2014 / भाद्र 1 , 1936 
NEW DELHI, SATURDAY , AUGUST 23 , 2014 /BHADRA 1 , 1936 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2014 


का . आ . 2143( अ ). - केन्दीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप - धारा (1) के अधीन 
जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 1129 , तारीख 15 जून , 2013 द्वारा उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य की तहसील : सरायपाली, जिला : महासमुंद की भूमि में , पारादीप 
सम्बलपुर- रायपुर- राँची पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा राज्य में 
पारादीप से रायपुर ( छत्तीसगढ़) एवं राँची ( झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग 

के अपने आशय की घोषणा की थी । और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1 ) के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में 
उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित 
किया जाता है । 

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश 
देती है, कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, 
सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


3322 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii)] 


अनुसूची 
जिला : महासमुंद 


राज्य : छत्तीसगढ़ 


__ तहसील : सरायपाली 
क्र. सं. 
क्र . सं. गांव का नाम 

गांव का नाम 


क्षेत्रफल 


खसरा सं. 


खसरा सं. 


| 


हेक्टेयर 


एयर 


वर्ग मीटर । 


1 


मोखापुटका 


2098 


0 0 


13 


16 


[ फा . सं. आर - 25011 / 20 / 2010 - ओ आर - 1 ] 

पवन कुमार, अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th August , 2014 
S . O . 2143( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and 
Natural Gas number S. O . 1129, dated 15th June, 2013 issued under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleumand 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the land in Tehsil - Saraipali , District - Mahasamund, in Chhattisgarh State, 
specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of 
Petroleum products from Paradip (Orissa ) to Raipur (Chhattisgarh ) and Ranchi ( Jharkhand) by Indian Oil Corporation 
Limited . And whereas , the Competent Authority has under sub -section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted his 
report to the CentralGovernment. 


And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in 
the land specified in the Schedule appended to this notification . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is 
hereby acquired for laying the pipeline . 

And further, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 6 of the said Act, Central 
Government hereby directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on 
date of publication of this declaration , in Indian Oil Corporation Limited , free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
District: Mahasamund 


Tehsil : Saraipali 


State : Chhattisgarh 


Area 


Sl. No. 


| 


Name of the Village 


Khasara No. 


Hectare 


Are 


Sq . mtr. 


____ 1 


3 


4 


5 


___ 1. 


Mokhaputka 


2098 


00 


13 


1b 


[ E. No. R- 25011/ 20 / 2010- OR-I ] 
PAWAN KUMAR , Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 अगस्त , 2014 


का . आ . 2144 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पारादीप 
( उड़ीसा) से रायपुर ( छत्तीसगढ़) एवं राँची ( झारखण्ड ) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन 
लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए । 


और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो 
इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है , उपयोग के अधिकार का अर्जन 
किया जाए । 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 


कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से , जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के 
राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के 
लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में श्रीमती पूनम सोनी सक्षम प्राधिकारी, पारादीप - सम्बलपुर - रायपुर - राँची पाइपलाइन 
परियोजना, ए - 13, सेक्टर 1, अवंति विहार, रायपुर - 492006 ( छत्तीसगढ़ ) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 


अनुसूची 


तहसील : सरायपाली 


जिला : महासमुंद 


राज्य : छत्तीसगढ़ 


क्षेत्रफल 


क्र . सं . 


गांव का नाम 


खसरा सं . 


हेक्टेयर 


एयर 


वर्ग मीटर 


- 


3 


- 


बालसी 
बैदपाली 


878 
639 / 2, 3 
510 
509 
833/ 2 
833/ 8 
833/ 1 
829 
828 
825 / 2 
547 
983 
1082 


दर्राभाटा 


781 


बोदनवापाली 
चट्टीगिरोला 


82 
67/ 1 
124/ 3 
218 


। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(ii)] 


232 


238 


छिंदपाली 


रूढा 


लखनपुर 


124/ 2 
399 
713 
1075 
1087 
1076 
426 
427 
428 
425 
433 
772/ 1860 
1857 
812/ 2 
1855 
1856 
148 
135 


खरखरी 
पलसाभाडी 
सिघोडा 


32 


81 
192 
194 


गनियारीपाली 


512 


509 


चिवराकुंटा 
घाटकछार 


116 
19 


23 


__ 15 


मुरमुरी 


28 
263 
267 
270 


[ फा . सं. आर - 25011 / 20 / 2010 - ओ आर - 1 ] 

पवन कुमार , अवर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th August, 2014 
S .O . 2144 ( E ). — Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for 
the transportation of petroleum products from Paradip (Orissa ) to Raipur (Chhattisgarh ) and Ranchi ( Jharkhand), a 
“ Paradip – Sambalpur – Raipur - Ranchi Pipeline " should be laid by Indian Oil Corporation Limited . And whereas, it 
appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline , it is necessary to acquire the right of 
user in the land described in the schedule annexed to this notification . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein . 


[ TT II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Any person interested in the land described in the said schedule may , within twenty - one days from the date on 
which the copies of this notification , as published in the Gazette of India , are made available to the General Public , object 
in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shrimati Poonam Soni, 
Competent Authority , Indian Oil Corporation Limited , Paradip – Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline Project, A - 13 , 
Sector -1 , Avanti Vihar , Raipur – 492006 , Chhattisgarh . 


SCHEDULE 


Tehsil : Saraipali 


District: Mahasamund 


State : Chhattisgarh 


Area 


Sl. No . 


Name of the Village 


Khasara No . 


Hectare 


Are 


Sq .mtr. 


878 


Balsi 
Baidpali 


639 / 2 , 3 
510 
509 
833 / 2 
833 /8 
833 / 1 


829 


828 
825 / 2 
547 
983 
1082 
781 


Darbhhata 


Bodanavapali 
Chattigirola 


82 


67 / 1 
124 /3 
218 


232 


238 


124 / 2 
399 


Chhindpali 


713 


00 


Ruda 


09 


01 


Lakhanpur 


1075 
1087 
1076 
426 
427 
428 
425 
433 
772 / 1860 
1857 
812/ 2 
1855 
1856 
148 


Kharkhari 
Palasabhadi 
Singhoda 


135 


32 


81 
192 


01 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii )] 


194 
512 


Ganiyaripali 


509 


Chiwarakuta 
Ghhatkachhar 


116 
19 


15 


Murmuri 


263 


267 


270 


[ F . No. R - 25011 /20 /2010 -OR -I] 
PAWAN KUMAR , Under Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


